निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 01 


13 पौष 1939 ( श ) 
पटना, बुधवार , 

3 जनवरी 2018 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


, 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग - 9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


3-3 


2 


बिहार गजट , 3 जनवरी 2018 


भाग-1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली, 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

20 दिसम्बर 2017 
सं 0 7/ सी09-1009 / 2014-2299 — सी 0 डब्लू 0 जे0 सी 0 संख्या- 18206/2013 रत्नेश्वरी देवी बनाम 
सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.08.16 को पारित आदेश के आलोक में स्व 0 उमाचरण दास सेवानिवृत सहायक 
अभियंता ( यॉ ) को दिनांक 13.01.94 से दी गई प्रोन्नति को संशोधित करते हुये उनसे कनीय को दी गई प्रोन्नति की 
तिथि दिनांक 01.01.93 के प्रभाव से सहायक अभियंता ( यॉ ) के पद पर ( वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 
अपुनरीक्षित ) भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है । इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा । 

2. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

3. इस पर दिनांक 11.12.2017 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या- 60 के रूप में स्वीकृति 
प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ 0 राजीव कुमार , संयुक्त सचिव । 


गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग 


अधिसूचना 

26 दिसम्बर 2017 
सं 0 के / कारा / रा ० प०-31 / 07-7300 — बिहार, कारा सेवा के निम्नांकित काराधीक्षकों की सेवाएँ वरीयता क्रम में 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -6 ( छ :) में अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है : 


क्र ० 


काराधीक्षक का नाम 


मूल 

कोटि 
का वरीयता 
क्रमांक 


काराधीक्षक के पद पर नियुक्ति / योगदान 

की तिथि 


नियुक्ति 


सम्पुष्टि की 
तिथि 


का श्रोत 


1 


2 


3 


6 


1 


11 


16.11.2017 
16.11.2017 


2 


14 


3 


15 


श्री राजीव कुमार सिंह 
श्री सुजीत कुमार झा 
श्री युसुफ रिजवान 
श्रीमती ज्ञानिता गौरव 
श्री निरंजन कुमार पंडित 
श्री संदीप कुमार 


4 
अधि 0 सं0-5322 दिनांक 28.10.2013 
अधि 0 सं0-5322 दिनांक 28.10.2013 
अधि o सं0-5322 दिनांक 28.10.2013 
अधि o सं0-5322 दिनांक 28.10.2013 
अधि 0 सं0-5322 दिनांक 28.10.2013 
अधि 0 सं0-5322 दिनांक 28.10.2013 


5 
सीधी भर्ती 
सीधी भर्ती 
सीधी भर्ती 
सीधी भर्ती 
सीधी भर्ती 
सीधी भर्ती 


16.11.2017 
16.11.2017 


4 


16 


17 


5 
6 


16.11.2017 
16.11.2017 


19 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्रशासन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 42-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 3 जनवरी 2018 


3 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

22 दिसम्बर 2017 
सं 0 ग्रा 0वि0-14( नि 0 का 0 ) मधेपुरा -47 / 2017-344618 / ग्रा ० वि ० — श्री दिवाकर कुमार, ग्रामीण विकास 
पदाधिकारी - सह - प्रखंड विकास पदाधिकारी , सदर प्रखंड मधेपुरा (मधेपुरा ) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित 
धावादल द्वारा दिनांक- 30.11.2017 को परिवादी श्री नीतीश कुमार से 50,000 / - ( पचास हजार रुपये ) रिश्वत लेते 
रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली 2005 के नियम- 9( 2 )( क ) में निहित प्रावधान के आलाक में श्री कुमार के कारा निरोध की 
तिथि 30.11.2017 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया जाता है । 

2 ) निलंबन की अवधि में श्री दिवाकर कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी - सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
सदर प्रखंड मधेपुरा (मधेपुरा ) का बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के 
नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3 ) कारा से मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना में योगदान देंगे । 
4 ) निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 42-571 +10 - डी टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


